सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण, 1937 ( २० ) 


संख्या 845 राँची, शुक्रवार 


4 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग | 


अधिसूचना 

27 नवम्बर , 2015 
संख्या- ख0 नि0 स्था0 ( क्षे0 )- 34 /05-2473 एम0, राँची, खान एवं भूतत्व विभाग के अधिसूचना 
संख्या- अरा0स्था0 03/2008 ( छाया )-560, दिनांक 5 अप्रैल, 2011 ( गजट संख्या-258, दिनांक 7 अप्रैल , 
2011) द्वारा " झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 " अधिसूचित किया गया है । " 
2- उक्त नियमावली की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2011 को मद संख्या- 03 के रूप 

में दी गयी है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के तिथि दिनांक 7 अप्रैल , 2011 से प्रभावी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 दिसम्बर, 2 0 15 


प्रस्तुत नियमावली में राज्य के खान निरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं पद्धति 
उल्लेखित है । 
3 नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित करने में क्रम में झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 

झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 की विवेचना के पश्चात संसूचित किया 
है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 ( यथा संशोधित ) की धारा -8 के 

प्रावधानों के तहत अपनायी गयी परीक्षा पद्धति में अन्तर्वीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। 
4 झारखण्ड राज्य में खान निरीक्षक का पद अराजपत्रित - तृतीय श्रेणी ( वेतनमान 9300 -34800 , 

ग्रेड वेतन 4200 ) का पद है और राज्य सरकार द्वारा इन पदों पर नियुक्ति संबंधित कार्रवाई 

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही की जानी है । 
5 उक्त के क्रम में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम , 2008 ( यथा संशोधित ) की धारा- 8 

के प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित है , अत : तद्रूप झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा 
नियमावली, 2010 के नियम - 14, 15 एवं 21 को प्रतिस्थापन तथा नियम- 15 (ii), 19 एवं 20 का 
विलोपन आवश्यक है । इस हेतु झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 
( संशोधन , 2015) का प्रारूप मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजा गया , जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक 
दिनांक 16 नवम्बर , 2015 को मद संख्या - 06 के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा 

मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नांकित रूप में स्वीकृति प्रदान की गई । 
तदनुसार झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली 2010 में वर्णित मूल प्रावधान एवं झारखण्ड 
अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 ( संशोधन, 2015) संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है : 


क्र० 


झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली , 
2010 में प्रावधान 

2010 ( संशोधन , 2015 ) 
14 (टिप्पणी):-नियम- 14 के अन्तर्गत अपेक्षित टिप्पणी:-नियम-14 के अन्तर्गत अपेक्षित कागजात 
कागजात की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियाँ 
अभिप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ भेजी जानी आवेदन के साथ भेजी जानी चाहिए । मूल प्रमाण पत्र 
चाहिए । मूल प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्वीक्षा या आवेदक को परीक्षा फल निर्गत होने के पश्चात 
मौखिक जाँच के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए । |निर्धारित तिथि को कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष 

प्रस्तुत करना होगा । 
15 :- आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया 
किया जायेगा तथा एक लिखित वस्तुनिष्ठ एवं लघु जायेगा तथा एक लिखित वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तर 
उत्तर प्रकार की परीक्षा आयोजित किया जायेगा, प्रकार की परीक्षा आयोजित किया जायेगा, परीक्षा के 
| जिसके पश्चात अन्तर्वीक्षा होगी । परीक्षा के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा का 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 दिसम्बर , 2015 


में खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम , सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण शामिल 
सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण शामिल रहेगा । रहेगा । 


15 (ii):- अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच में 50 अंक 

अक | 15 (ii):- को विलोपित किया जाता है : 
समाविष्ट रहेंगे जो अनर्हक (नन -क्वालिफाईग) प्रकृति | 
का होगा, तथापि इसका अंक अंतिम परीक्षा फल 
| तैयार करने हेतु अंतिम प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा। 
19 :- ( क ) इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन विलोपित किया जाता है | 
रहते हुए अन्तर्वीक्षा के लिए प्रवेश की पात्रता या 
अन्यथा के विषय में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 
( ख) आयोग द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा 
का पत्र निर्गत किया जायेगा, जो पद के लिए पात्र पाए 
जाएँगे । 
20 :- कोई व्यक्ति मात्र तभी अन्तर्वीक्षा परिषद् के विलोपित किया जाता है । 
समक्ष प्रवेश पा सकेगा जब वह आयोग द्वारा निर्गत 
अन्तर्वीक्षा पत्र धारित करता है । 
21 :- आयोग द्वारा परीक्षाफल की तैयारी: | आयोग द्वारा परीक्षाफल की तैयारी: 

परीक्षा में अर्हता प्राप्त तथा अन्तर्वीक्षा में उपस्थित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची में से 
अभ्यर्थियों की सूची में से आयोग द्वारा मेघा सूची आयोग द्वारा मेघा सूची तैयार की जायेगी, जैसा कि 
तैयार की जायेगी, जैसा कि खान एवं भूतत्व विभाग खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित रोस्टर एवं 
द्वारा अनुमोदित रोस्टर एवं आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण नीति के अनुसार अधियाचित की गयी हो 
अधियाचित की गयी हो तथा तदनुसार परीक्षाफल तथा तद्रुसार परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा । 
प्रकाशित किया जायेगा | 


6 - 


यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश ई० पात्रो, 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 84 5 – 50 | 


